पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन 


डाक- व्यय की पूर्व अदायगी 
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के 
लिए अनुमत. अनुमति - पत्र 
क्र . रायपुर - सी . जी . 


AVRAN 


amVlyH 


. . . . . 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 32 ] 


रायपुर , शनिवार , दिनांक 24 फरवरी 2001 - फाल्गुन 5, शक 1922 


विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग 


रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2001 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 

( कानूनी नियम और आदेश ) 


प्रारूप 21 घ 
(नियम 64 देखिए ) 


( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 


24- मरवाही ( अ. ज. जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ ( राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र ) की विधान सभा के लिए निर्वाचन . 


निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण 
में मैं घोषणा करता हूं कि 


श्री अजीत जोगी ( नाम ) पो . आ.- पेण्ड्रारोड , जिला -बिलासपुर ( छत्तीसगढ़ ) ( पता ) जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस ( मान्यता प्राप्त /रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं . 


73 


74 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2001 


उस सदन में श्री रामदयाल उइके के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं . 


स्थान : बिलासपुर ( छ. ग. ) 


सही / 
( सुनील कुजूर ) . 

रिटर्निंग आफिसर 
विधान सभा क्षेत्र - 24 मरवाही 


तारीख : 23 फरवरी, 2001 


Conduct of Election Rules , 1961 

( Statutory Rules and Order ) 


FORM 21 D 
( See Rule 64 ) 


( For use in Election to fill a casual vacancy when scat is Contested ) 


Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act , 1951 . 


Election of the Legislative Assembly of Chhattisgarh ( State/ Union territory) from 24- MARWAHI ( S. T.) Assembly 
constituency . 


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act , 1951. read with rule 
64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -- - . 


Ajit Jogi (Name) Post Office- Pendra Road , District- Bilaspur , Chhattisgarh ,( Sponsored by Indian National Congress 
( name of the recognised /rcgistered political party ) has been duly elected of fill the vacancy caused in that House by the 
resignation of Ram Dayal Uike . 


Place : Bilaspur (C . G .) 


Sd./. 
( SUNIL KUJUR) 

Returning Officer 
24- MARWAHI - Assembly Constituency . 


Date : 23- 2 - 2001 . 


नियंत्रक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001 . 


